निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 328 ) 


24 आषाढ़ 1931 ( NO ) 
पटना , बुधवार, 15 जुलाई 2009 


अधीक्षक का कार्यालय , 
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना 


निविदा सूचना 

25 मई 2009 
सं0 4490 - - पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना स्थित आई0 जी0 सी0 सी0 / राजेन्द्र सर्जिकल ब्लौक 
/ कौटेज / कैदी वार्ड / नर्सिंग स्कूल / रक्त अधिकोष / अधीक्षक आवास / नर्सिंग छात्रावास /शिशु विभाग / औषधि 
विभाग / ऑख विभाग / ई0एन0टी0 विभाग / सभी वाह्य विभाग / रेडियम एवं आकस्मिकी से मुख्य बाहरी निकास एवं 
मुख्य बाहरी निकास से वाह्य विभाग निकास के बीच पड़ने वाले सभी बाहरी क्षेत्र रोड अन्दर एवं बाहरी 
सफाई / शिशु रोग / स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विभाग / मुख्य एक्सरे विभाग / पी०एस०एम० वाह्य विभाग / औषधि 
अंत : विभाग /वाह्य विभाग परिसर के भवनों के अंदर एवं बाहर मानसिक रोग विभाग अंतः एवं वाह्य / रति एवं 
चर्म रोग विभाग अंतः एवं वाह्य विभाग / सभी वर्गों के कर्मचारी आवासों के बाहरी परिसरों की सफाई एवं डाक्टर 
होस्टल नं0 1 से 7 एवं परिसर के अन्दर अन्य कोई भी स्थान सफाई व्यवस्था पी०एम०सी०एच0 के पूर्ण परिसर के 
लिए प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर निबंधित डाक से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है । 

निविदा दो प्रकार की होगी (1 ) तकनीकि निविदा ( 2) वित्तीय निविदा । निविदा के संबंध में सारी 
जानकारियाँ बिहार सरकार के वेबसाइट पर www. prdbihar.org एवं पी0 एम0 सी0 एच0 के वेबसाईट 
www.pmch.in पर प्रकाशन की तिथि के पश्चात् प्राप्त की जा सकती है एवं कार्य में किसी भी दिन अवकाश के 
दिन को छोड़कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है । 
स्थान - पटना 

अधीक्षक , 
दिनांक - 25 मई 2009 

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पाताल , पटना । 


प्रकाशित निविदा की शर्ते 
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल , पटना स्थित आई0 जी0 सी0 सी / राजेन्द्र सर्जिकल 
ब्लौक / कौटेज / कैदी वार्ड / नर्सिंग स्कूल / रक्त अधिकोष / अधीक्षक आवास / नर्सिंग छात्रावास / शिशु 
विभाग / औषधि विभाग / ऑख विभाग / ई0एन0टी0 विभाग / सभी वाह्य विभाग / रेडियम एवं आकस्मिकी से मुख्य 
बाहरी निकास एवं मुख्य बाहरी निकास से बाह्य विभाग निकास के बीच पड़ने वाले सभी बाहरी क्षेत्र रोड अन्दर 
एवं बाहरी सफाई / शिशु रोग / स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विभाग / मुख्य एक्सरे विभाग / पी०एस०एम० वाह्य 
विभाग / औषधि अंतः विभाग /वाह्य विभाग परिसर के भवनों के अंदर एवं बाहर मानसिक रोग विभाग अंतः एवं 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 जुलाई 2009 
वाह्य / रति एवं चर्म रोग विभाग अंतः एवं वाह्य विभाग / सभी वर्गों के कर्मचारी आवासों के बाहरी परिसरों की 
सफाई एवं डाक्टर होस्टल नं0 1 से 7 एवं परिसर के अन्दर अन्य कोई भी स्थान सफाई व्यवस्था पी0एम0सी0एच0 
के पूर्ण परिसर के लिए प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर निबंधित डाक से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया 
जाता है । 

पूरे अस्पताल की सफाई तीन भागों में विभाजित रहेगा । 
( क ) राजेन्द्र सर्जिकल ब्लौक के तीनों तल्ला, रक्त अधिकोष, इंदिरा गाँधी आकस्मिक इकाई तीनों तल्ला 
सहित , आर0 एस0 बी0 परिचारिका आवास , कौटेज, कैदी वार्ड , बाहरी परिसर की सफाई कार्य के लिए कुल 115 
व्यक्ति । 

( ख ) अधीक्षक आवास, उपाधीक्षक आवास, परिचारिका छात्रावास , परिचारिका प्रशिक्षण विद्यालय , रेडियम 
संस्थान , शिशु वाह्य विभाग , स्त्री एवं प्रमुख रोग विभाग , लेबर रूम सहित , शिशु विभाग, तीनों तल्ला सहित , बाहरी 
परिसर डाक्टर होस्टल 1 से 7 पूरे अस्पताल, रोड की सफाई कार्य के लिए कुल 108 व्यक्ति । 

(ग ) औषधि विभाग, आँख विभाग , नाक , कान एवं गला विभाग, सभी वाह्य विभाग , क्लिनिक पैथोलौजी, 
मानसिक रोग विभाग , चर्म एवं रति रोग विभाग विभाग, ए0आर0टी0 सेन्टर सहित बाहरी परिसर के सफाई कार्य 
हेतु कुल 115 व्यक्ति । 

उपरोक्त तीन खंडों के सफाई का कार्य तीन अलग - अलग ठिकेदारों को दिया जाएगा । इस स्थिति में 
द्वितीय एवं तृतीय न्यून्तम दर वाले निविदादाता को प्रथम न्युन्तम दर के निविदादाता के दर पर कार्य करना होगा । 
निविदा दो प्रकार की होगी : 
__ 1. तकनीकी निविदा एवं 2. वित्तीय निविदा । 

1. निविदा टंकित दो प्रति में (1 ) मूल प्रति ( 2) द्वितीय प्रति, दो अलग - अलग मुहरबंद लिफाफे में निबंधित 
डाक द्वारा कार्यालय के आगत शाखा में प्राप्त किया जायेगा । निविदा में किसी प्रकार का कटिंग अथवा ओभर 
राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा । 

2. निविदादाताओं को श्रम विभाग में निबंधित होना चाहिए एवं निबंधन संख्या कार्यरत श्रमिकों के अनुरूप 
होना चाहिए । 

3. EPF और ESI को लागू करने का प्रमाण - पत्र निविदा के साथ संलग्न करना है । साथ ही साथ कार्य 
करने वाले कर्मचारी का राज्य बीमा निगम में बीमा करने एवं EPF में राशि जमा करने का प्रमाण - पत्र उपलब्ध 
कराने के बाद ही भुगतान देय होगा । इसके लिए निविदा में मांगी गई राशि को छोड़कर अलग से कोई भी राशि 
देय नही होगा । भुगतान की सारी जबावदेही निविदादाता की होगी । 

4. निविदादाता को बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा सफाई कार्य 
से संबंधित प्रमाण - पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा । 

5. निविदादाता को भारत सरकार के सर्विस टैक्स का ( सेन्ट्रल एक्साईड डिवीजन ) प्राप्त प्रमाण - पत्र 
संलग्न करना होगा । 

6. निविदादाता को आवासीय प्रमाण - पत्र एवं थाना से चरित्र प्रमाण - पत्र भी संलग्न करना होगा जो कि 
इस वर्ष में निर्गत किया गया हो । 

7. सफाई करने वालों की उम्र अधिकतम 40 ( चालीस ) वर्ष एवं न्यूनतम 25 (पच्चीस ) वर्ष होगा । इस 
आशय का प्रमाण - पत्र सलग्न करना होगा । सफाई कर्मियों का मानसिक एवं शारिरीक स्थिति अच्छी होनी 
चाहिए । 

8. एक सफाई कर्मी एक दिन के एक पाली में ही कार्य करेगें । 
9. न्यून्तम मजदूरी से कम दर अंकित करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । 
10. निविदादाता को ऑडिटड बैलेन्स शीट संलग्न करना होगा । 

11. निविदा के साथ अधीक्षक , पी0 एम0 सी0 एच0, पटना के पद नाम से रूपया 500 / - (पॉच सौ ) मात्र 
का बैंक ड्राफ्ट जो लौटाया नही जायेगा । संलग्न करना होगा । 

12. कार्य संबंधित विपत्रों का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा । भुगतान में किसी प्रकार 
का विलम्ब होने पर सूद देय नही होगा । इस कार्य के लिए किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा । 
भुगतान कार्य संतोषप्रद होने के उपरांत ही किया जायेगा । 

___ 13. निविदादाताओं को नियुक्त कार्यरत सफाई कर्मियों को वर्दी में परिचय – पत्र क्रमांक के साथ कार्य 
करना होगा एवं सफाई कर्मियों का चरित्र प्रमाण - पत्र देना होगा । 

14. तकनीकी निविदा के साथ रु0 10,000 / - मात्र का अग्रधन बैंक ड्राफट के रूप में जो अधीक्षक 
पी०एम०सी०एच० , पटना के पदनाम से बना हो संलग्न करना आवश्यक है । 

15. निविदादाताओं को किसी सरकारी / गैर - सरकारी संस्था / उपक्रम जहाँ उनके द्वारा कम - से - कम 
पचास सफाई कर्मी (एक स्थान पर ) कार्यरत हैं में कम - से - कम एक साल सफाई से संबंधित कार्य करने के अनुभव 
का प्रमाण - पत्र तकनिकी निविदा के साथ संलग्ण करना होगा । 

16. निविदा के अन्तिम निष्पादन उपरान्त कार्य प्रारम्भ की तिथि से 12 माह ही मान्य होगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 जुलाई 2009 


17. विशेष परिस्थिति में अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा । किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक 
क्षेत्र पटना होगा । इस आशय का स्वीकार पत्र देना होगा । 

2. वितीय निविदा 

( क ) निविदा टंकित दो प्रति में (1) मूल प्रति ( 2 ) द्वितीय प्रति , दो अलग - अलग मुहरबंद लिफाफे में 
निबंधित डाक द्वारा कार्यालय के आगत शाखा में प्राप्त किया जायेगा । 

निविदा में किसी प्रकार का कटिंग अथवा ओभर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा । 

( ख ) वितीय निविदा में दर अंकित किया जायेगा । 

कार्य विवरणी : - उपरोक्त दर्शाय गये स्थानों की सफाई एवं गंदे सामानों को इंसिनेटर एंव नगर निगम 
द्वारा निर्धारित स्थल पर पहुँचाना है । सफाई कार्य अनवरत 24 घंटे चलता रहेगा । आवश्यकता पड़ने पर मरीज 
को ट्राली पर अन्दर एंव बाहर ले जाने के अलावे उनका मल - मूत्र एंव रक्त की सफाई करना होगा । मलमूत्र एंव 
रक्त के सफाई के बाद गंदे कपड़ों को जमा करना एंव इस संस्था में अवस्थित मार्डन लौंड्री तक पहुँचाना । 
प्रत्येक पाली में उपरोक्त दर्शाये गये स्थालों पर कार्य करने वालें , सफाई कर्मियों की संख्या एंव कुल भुगतेय राशि 
अंकित करना होगा । जीव चिकित्सा अवशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन ) नियम 1998 तथा नगरीय ठोस / कचरा प्रबंधन 
नियमावली 2000 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन निविदा दाता को ही सुनिश्चित करनी होगी । उपरोक्त 
प्रक्रिया में सभी आवश्यक सामाग्रियों एवं उपकरणों / उपस्करों की आपूर्ति निविदादाता को ही करनी होगी । उक्त 
नियमों के अनुपालन में त्रुटि होनी पर निविदा दाता ही जिम्मेवार होगें एवं दंड के भागी होगें । 

उपरोक्त सफाई व्यवस्था के संपादन हेतु उपयोग में आने वाले मशीन उपकरणों / सामाग्रियों , 
झाडू / पटुआ / फिनाईल / विलीचिंग पावडर / एसिड / सोडा / एवं अन्य आवश्यक सामाग्रियों की आपूर्ति निविदा 
दाता को ही करनी है । सफाई कार्य आधुनिक मशीन उपकरण द्वारा किया जायेगा । सफाई कार्य में उन्नत 
तकनीकी का इस्तेमाल किया जायेगा । 

प्रत्येक पाली में सफाई कर्मी की उपस्थिति पंजी रखनी होगी । अधीक्षक / उपाधीक्षक या उनके द्वारा 
प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति उपस्थिति पंजी का निरीक्षण कर सकेगें तथा जो कर्मी उपस्थित नहीं होगें उन्हें 
अनुपस्थित कर सकेगें । इनके द्वारा उपस्थिति के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम होगा । 

___ कार्य संतोषजनक होने के प्रमाण - पत्र अधीक्षक , उपाधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी पदाधिकारों 
देगें तथा उनका निर्णय अंतिम होगा । कार्य असंतोषप्रद होने पर प्रतिदिन रूपया 10, 000 / - ( दस हजार ) तक 
आर्थिक दंड लगाया जा सकता हैं । पूरी अवधि में 15 दिन कार्य असंतोषप्रद होने पर अनुबंध समाप्त किया जा 
सकता है । 
अन्यान्य 

निविदादाता से इस कार्य हेतु सभी वित्तीय एवं कानूनी जबाव देनी होगी । 

भुगतान एवं श्रम कानूनों का पालन करने का भी जबाव देना होगा । निविदा दाता को उपरोक्त शर्तों को 
मानने का शपथ - पत्र जमा करना होगा । 
स्थान - पटना 

अधीक्षक , 
दिनांक - 25 मई 2009 

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 328-571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


